SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 387 राँची, शुक्रवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
13 जून , 2017 ई० । 


संख्या-13/ एल०-113 /2017 -3233/ सी० -- श्री नीरज सिन्हा , भा०पु०से०, (1987), अपर पुलिस 
महानिदेषक सह विषेष कार्य पदाधिकारी ( पुलिस आधुनिकीकरण), झारखण्ड भवन , नई दिल्ली को अपनी पुत्री 
सुश्री सलोनी सिन्हा की चिकित्सा विदेश ( John Hopkins Medical Institute , Baltimore , USA) में कराने हेतु 
दिनांक 25 जून , 2017 से 24 जुलाई, 2017 तक कुल 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 
विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. अवकाश अवधि में श्री सिन्हा, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा । 

3. तत्संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय आदेश सं०- 2413 , दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को निरस्त किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 387 -- 50 


